निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 996 ) पटना , बुधवार, 2 सितम्बर 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

31 अगस्त 2015 
सं0 21 / रा . म. आ . - 03 / 2012 , सा . प्र. - 12945 — राज्य महादलित आयोग , बिहार , पटना के गठन संबंधी 
संकल्प संख्या 2950 दिनांक 30. 08. 2007 की कंडिका - 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हुलेश मांझी, 
पिता - श्री गनौरी मांझी , ग्राम - पलंगा, पो0 - सुइथा, जिला - पटना, पिन कोड - 804453 को पदभार ग्रहण की तिथि के 
प्रभाव से राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है । 
यह नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 996 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


